सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 कार्तिक , 1943 ( श ० ) ) 


संख्या -563 राँची , मंगलवार , 


9 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
23 सितम्बर , 2021 


, 


( 1 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .5099 -- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री नेलसन एयोन बागे , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 656/03 , 
गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता , रामगढ़ के पद को संयुक्त सचिव 
स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 

( 2 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6000 -- उप विकास आयुक्त , गुमला के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 666/03 , गृह जिला- मुंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गर्वैन्स विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री अम्बष्ठ को अपने कार्यों के साथ विशेष कार्य पदाधिकारी , जैप ० आई ० टी ० , राँची के पद का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 

( 3 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6001 -- परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण , 
लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 685/03 , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


> 


2 


) 


> 


O. 


> 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 नवम्बर , 2021 
( 4 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का . 6002 -- संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
राँची ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव , अनुसूचित जाति आयोग , झारखण्ड , राँची ) के पद पर पदस्थापित 
श्री राकेश रौशन , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 698/03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अपर समाहर्ता , हजारीबाग के पद को संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता 
है । 

( 5 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6003 -- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्रीमती उमा महतो , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
734/03 , गृह जिला- छूटी ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता , लोहरदगा के पद को 
संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है | 

( 6 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6004 -- अपर समाहर्ता , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री रणजीत कुमार लाल , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 735/03 , गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक ( प्रशासन ) , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

( 7 ) संख्या -3 / पद -01 ( ग ) -04 / 2014 का .6005 -- निदेशक ( प्रशासन ) , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजदीप संजय लाल जान , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 743/03 , 

गृह 
जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 8 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6006 -- विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के 
पद पर पदस्थापित श्री नवीन कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 761/03 , गृह जिला- गिरिडीह ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

( 9 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6007 -- संयुक्त सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गर्वेन्स विभाग , 
झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी , जैप ० आई ० टी ० , राँची ) के पद पर पदस्थापित 
श्री राजकुमार गुप्ता , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 763/03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

( 10 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6008 - अपर समाहर्ता , धनबाद के पद पर पदस्थापित 
श्री श्याम नारायण राम , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 812/03 , गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 11 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6009 -- अपर समाहर्ता , चतरा के पर पदस्थापित 
श्री संतोष कु ० सिन्हा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 837/03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 12 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6010 -- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री पंकज कुमार सिंह , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 870/03 , गृह 
जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता , गढ़वा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है | 

( 13 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6011 -- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री जावेद अनवर इदरीसी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
845/03 , गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


> 


पद 


> 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 नवम्बर , 2021 


3 


( 14 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6012 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री प्रभात कुमार , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 754/03 , गृह जिला- राँची ) की सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपते हुए इन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 15 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6013 - पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रविरंजन कुमार विक्रम , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 696/03 , उत्तर प्रदेश ) को अगले आदेश तक अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 16 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6014 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री ज्ञानेन्द्र कुमार , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 710/03 , गृह जिला- सारण ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 17 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6015 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री प्रभाष कुमार दत्ता , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 154/20 , गृह जिला- राँची ) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ 
सदर अनुमण्डल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री दत्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 ) की धारा 20 के तहत् रामगढ़ सदर 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

( 18 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6016 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रविन्द्र कुमार , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 241/20 , गृह जिला- गिरिडीह ) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , चाईबासा ( पश्चिमी 
सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 ) की धारा 20 के तहत् पश्चिमी सिंहभूम के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

( 19 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04/2014 का .6017 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सत्य प्रकाश , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 852/03 , गृह जिला- राँची ) की सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपते हुए इन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 20 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6018 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री जय बर्द्धन कुमार , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 71/20 , गृह जिला- सुपौल , बिहार ) की सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपते हुए इन्हें 

राँची को सौंपते हुए इन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

( 21 ) संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .6019 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री चन्द्रजीत सिंह , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 487/20 , गृह जिला- बोकारो ) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 ) की धारा 20 के तहत् दुमका के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं 
नहीं किया गया है , वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 


2 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


2 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 563 -- 50 


